रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


AIX = राज्जपतन्र 


Che Gazette of India 


Ur. sh. -S7. Wet. -37.-07052024-25407 
CG-DL-E-07052024-25407 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग प---खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 833] नई दिल्‍ली, सोमवार , मई 6, 2024/वैशाख 6, 946 
No. 833] NEW DELHI, MONDAY, MAY 6, 2024/VAISAKHA 6, 946 


कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 6 मई, 2024 


का.आ. 926(H).— केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जज और विकास) अधिनियम, 957 (957 का 
20) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ Sat अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा () के अधीन ज़ारी भारत सरकार 
के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. AT. 4944(H), तारीख 4 नवंबर, 2023 द्वारा जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग I, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 46 नवंबर, 2023 में प्रकाशित की गई थी, Set अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र F 375.000 हेक्टर (लगभग) या 778.365 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और 
ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी; 


और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; 


और, केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌ और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के 
पश्चात्‌, यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 345.000 हेक्टर (लगभग) या 778.365 एकड़ 
(लगभग) माप वाली भूमि और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए ; 


294 GI/2024 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह घोषणा करती है कि, अनुसूची में वर्णित 375.000 हेक्टर (लगभग) या 778.365 एकड़ (लगभग) माप वाली 
भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं; 


इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी-।(ई)॥॥/एफआर/ 0324/(07, तारीख 5 मार्च, 
2024 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, स्कोप मीनार, Sat तल, कोर- 
2, लक्ष्मी नगर, दिल्‍ली - (0092 के कार्यालय में या विभागाध्यक्ष, महाप्रबंधक (खनन), भूमि और राजस्व विभाग, 


वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 004 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा 
सकता है। 


अनुसूची 
सिंघोरी डीप ओपनकास्ट खान 
नागपुर क्षेत्र 
जिला नागपुर (महाराष्ट्र) 
[rare धारक संख्या सी-।(ई)॥॥/एफआर/ 0324/4044, तारीख 5 मार्च, 2024] 
सभी अधिकार: 
क्रम | ग्राम का पटवारी | तहसील जिला क्षेत्रफल set A कुल टिप्पणी 
a, «| | — निजी | सरकारी | aa (हेक्टर में) 
ह (हेक्टर | (हेक्टर | (rex 
में) में) में) 
4 | साहोली 42 पारशिवनी | नागपुर | 440.88 | 42.678 | 34.74 | 788.298 | भाग 
2 | Steet 42 पारशिवनी नागपुर | 96.30 | 3.474 [= | 99.774 | भाग 
3 | हिंगना 40 पारशिवनी | नागपुर | 22.99 | 3.938 ina 26.928 | भाग 
(बाराभाई) 
कुल: 260.7 | 20.090 | 34.74 | 35.000 


कुल क्षेत्र : 345.000 हेक्टर (लगभग) AT 778.365 एकड़ (लगभग) 
() ग्राम साहोली में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सख्यांक : 


4, 2, 5, 6, 9, 0, 5/, 5/2, 6/, 6/2, 7, 8, 9, 20, 24, 22, 23//, 23/2, 24, 25, 26, 27/, 28/, 
29/, 30/, 37//, 32/, 32/2, 33, 34/, 34/2, 34/3, 35/, 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39/॥/अ, 39/2, 40, 
4, 42, 43, 45, 59//a, 59//4, 59/2, 60, 62, 93/2, 94/, 94/2, 94/3, 95, 04, 05/I, 06, 07/4, 
07/2, 08, 09/7, 70/7, 44/7, 47/2, 2/7, 3/7, 774, 75/, 6/, 7, 8, 779, 720, 24, 
722, 23, 24, 25, 26, 27, 28/, 29/, 30, 3/, 32/, 33/I, 34/, 35/, 36//, 37, 
438, 39, 40, 4/4, 42, 43, 44, 45 और 746. 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


महाजेनको भूमि: 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 3॥/2, 39/4/a, 405/2, 09/2, 740/2, 2/2, 743/2, 5/2, 
6/2, 28/2, 29/2, 34/2, 732/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2 और 74/2. 

सरकारी भूमि: 27/3, 30/3, 6, रोड और गाव्ठान. 

वन भूमि: 44/4 और 44/2. 

(2) ग्राम डोरली में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सख्यांक : 


20, 2/, 29, 30, 3/I/4, 3//a/I, 73//a/2, 434/2, 32, 33, 34, 35, 36/, 36/2, 37, 
38/7/a, 38//a4, 38/2, 39/7, 739/2, 40, 4, 42, 43, 44, 45, 46/7, 746/2, 47, 48/, 
48/2, 49, 50, 57, 52, 53, 54, 55, 56, 57/7, 57/2, 58/, 58/2, 59, 60/, 60/2, 
6/, 67/2, 62, 63/I, 63/2, 64/!, 64/2, 64/3, 65, 66, 67, 68, 69/i, 69/2, 70, 
7/, 777/2, 72, 73/, 73/2, 74, 75, 88. 


सरकारी भूमि: रोड और नाला 
(3) ग्राम हिंगना (बाराभाई) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट सख्यांक : 
439, 40, 4, 42/, 95, 96/, 96/2, 97, 98, 99, 200, 20//अ, 207//a, 20/2, 202, 203. 
सरकारी भूमि: 738, रोड और नाला. 
महाजेनको भूमि: 42/2. 
सीमा वर्णन: 
anr- I 
क-ख : रेखा ग्राम साहोली में बिंदु 'क' से Hearst नदी की दक्षिणी बाजू तथा सिंगोरी खुली खदान के लिये पहले से 


अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से आरंभ होती है, तदपश्चात प्लाट संख्यांक 2 की बाहरी सीमा से तथा सिंगोरी खुली 
खदान के लिये पहले से अधिग्रहित भूमि से होते हुए बिंदु 'ख' पर मिलती है। 
ख-ग: रेखा बिंदु 'ख' से आरंभ होते हुए पश्चिम दिशा से प्लाट संख्यांक 2 की बाहरी सीमा से तथा सिंगोरी के लिये पहले से 


अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से जाती है।तदपश्चात रेखा दक्षिण-पश्चिम दिशा से होते हुए प्लाट संख्यांक 7 तथा 
सिंगोरी खुली खदान के लिये पहले से अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से बिंदु 'ग' पर मिलती है। 


ग-घ: रेखा बिंदु 'ग' से आरंभ होते हुए पश्चिमी दिशा में प्लाट संख्यांक Ft बाहरी सीमा तथा सिंगोरी खुली खदान के लिये 
पहले से अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से होते हुए दक्षिणी दिशा में प्लाट संख्यांक 5 की बाहरी सीमा तथा सिंगोरी 
खुली खदान के लिये पहले से अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से जाती है। तदपश्चात रेखा पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 6 
की बाहरी सीमा तथा सिंगोरी खुली खदान के लिये पहले से अधिग्रहित भूमि की बाहरी सीमा से बिंदु “a पर मिलती है। 
घ-ड. : रेखा बिंदु 'घ' से आरंभ होते हुए दक्षिण दिशा में प्लाट संख्यांक 6 के बाहरी सीमा तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले 
से अधिग्रहित की हुई भूमि से जाती है और बिंदु 'ड.' पर मिलती है। 

ड.- च : रेखा बिंदु 'ड.' से आरंभ होती है तथा दक्षिण -पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक (4 होते हुए सिंगोरी खदान के लिये 
पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की बाहरी सीमा से जाती है। तदपश्चात दक्षिण दिशा में होते हुए प्लाट संख्यांक 45 के 
उत्तर दिशा में बिंदु 'च' पर मिलती है। 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


च-छ: रेखा बिंदु 'च' से आरंभ होती है तथा दक्षिण -पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 45 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से 
अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाते हुए, खापरखेडा- पारशीवनी रास्ते को पार करते हुए, रेखा 
दक्षिण-पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 59 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी 
सीमा से जाते हुए, पुनः रेखा दक्षिण दिशा में प्लाट संख्यांक 59 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई 
भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाते हुए बिंदु 'छ' पर मिलती है। 


छ-ज: रेखा बिंदु 'छ' से आरंभ होते हुए पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 62 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की 
हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाते हुए पानदान रास्ते को काटते हुए बिंदु 'ज' पर मिलती है। 


ज-झ: रेखा बिंदु 'ज' से आरंभ होते हुए पूर्व दिशा में आरंभ हुए प्लाट संख्यांक 94,95,93/2 की बाहरी सीमा से होते हुए 
तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि से होते हुए बिंदु 'झ' पर मिलती है। 


झ-त्र: रेखा बिंदु 'झ' से आरंभ होते हुए दक्षिणी दिशा में प्लाट संख्यांक 93/2 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से 
अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाते हुए रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 44 तथा सिंगोरी 
खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाती है। तदपश्चात रेखा उत्तर-पूर्व दिशा में 
प्लाट संख्यांक (7, 40,09,408 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी 
सीमा से जाती है। पुन: रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 408 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की 
हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से जाते हुए बिंदु 'त्र' पर मिलती है। 

त्र-ट : रेखा बिंदु 'त्र' से आरंभ होते हुए उत्तर -पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 406,407, तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से 
अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है।तदपश्चात रेखा दक्षिण-पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 
407 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की सीमा की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है, और 
उत्तर -पूर्व दिशा में होते हुए रेखा प्लाट संख्यांक 405 तथा सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की 
सीमा की बाहरी सीमा से होते हुए डोरली नाला के पश्चिम दिशा में बिंदु 'ट' पर मिलती है। 


ट-ठ : रेखा बिंदु 'ट' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा से जाते हुए और Heard नदी के उत्तरी दिशा से होते हुए 
care संख्यांक 405,04,408,409,440,442,443,445,446 की बाहरी सीमा से जाते हुए रेखा पानदान रोड को पार 
करती Sl तदपश्चात प्लाट संख्यांक 747 की बाहरी सीमा तथा Hes नदी की उत्तरी दिशा से जाते हुए कच्चा रोड से पार 
करती Sl और रेखा उत्तर-पश्चिम दिशा में प्लाट संखयांक (36,435,434,733,432,3, 729,428 की बाहरी सीमा से 
जाते हुए बिंदु 'ठ' पर खापरखेडा- पारशिवनि रास्ते के पश्चिम दिशा और Hest नदी की उत्तरी दिशा में मिलती है। 
ठ-ड : रेखा बिंदु 'ठ' से आरंभ होती है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा से जाते हुए प्लाट संख्यांक 28, 27,26, 25,443, 
23,445,22,24,20,49, 78, 7,6,5 की बाहरी सीमा से जाती है तथा Heard नदी की पूर्व दिशा से जाते हुए बिंदु 'ड' 
पर मिलती है। 
ड-क: रेखा बिंदु 'ड' से आरंभ होते हुए उत्तर दिशा में तथा see नदी के पूर्व दिशा से जाते हुए प्लाट संख्यांक 
4,5,,2 की बाहरी सीमा से जाती है तद्पश्चात रेखा पूर्व दिशा में प्लाट Heath 7,2 की बाहरी सीमा से जाते हुए 
कन्हान नदी की दक्षिण दिशा में बिंदु 'क' पर मिलती Sl 

भाग-॥ 


ढ- ण: रेखा बिंदु 'ढ' से डोरली ग्राम से आरंभ होते हुए उत्तर दिशा में प्लाट संख्यांक 420 तथा सिंगोरी खदान के लिये 
पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि की बाहरी सीमा से जाते हुए डोरली रास्ते को जाते है , तथा उत्तरी दिशा में प्लाट संख्यांक 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


432,433,435,436 की बाहरी सीमा और सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई भूमि से जाते हुए बिंदु 'ण' 
पर डोरली नाले के पूर्व किनारे पर मिलती = | 

ण-त : रेखा डोरली नाले के पूर्व किनारे पर बिंदु 'ण' से आरंभ होते हुए उत्तरी-पूर्व दिशा में जाती है । तथा डोरली नाले के 
केंद्र से जाते हुए ग्राम डोरली तथा ग्राम हिंगना (बाराभाई) के सम्मलित सीमा रेखा को पार करते हुए ग्राम हिंगना 
(बाराभाई) में प्रवेश करती है, तदपश्चात उत्तर-पश्चिम दिशा से जाते हुए सिंगोरी खदान के लिये पहले से अधिग्रहित की हुई 
भूमि और डोरली नाले की पश्चिमि किनारे से जाते हुए बिंदु 'त' पर मिलती है। 


त -थ :रेखा बिंदु 'त' से आरंभ होते हुए डोरली नाले के पश्चिमी किनारे से होते हुए उत्तर-पूर्व दिशा में डोरली नाले के पूर्व 
किनारे से रेखा उत्तर-पूर्व दिशा से होते हुए डोरली नाले से होकर और दक्षिण-पूर्व दिशा से होते हुए प्लाट संख्यांक 42 के 
बाहरी सीमा से होते हुए जाते हुए बिंदु 'थ' पर कच्चा ted के पश्चिम दिशा पर मिलती है। 


थ-द: रेखा बच्चे रोड के पश्चिमी दिशा में बिंदु 'थ' से आरंभ होती है और दक्षिणी दिशा में प्लाट संख्यांक 442 एवं 4 
की बाहरी सीमा से होते हुए जाती है ,और कच्चे रास्ते से जाते हुए पूर्व दिशा में प्लाट संख्यांक 495 पर बिंदु 'द' पर 
मिलती है। 
ea: रेखा बिंदु 'द' से आरंभ होते हुए दक्षिणी दिशा में कच्चे रोड के पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 95 एवं 96 की 
बाहरी सीमा से होते हुए मोजा डोरली तथा ग्राम हिंगना (बाराभाई) के सम्मलित सीमा रेखा को पार करते हुए ग्राम 
डोरली में प्रवेश करती है और पुन: दक्षिण दिशा में प्लाट संख्यांक (58, (60, 46 के बाहरी सीमा होते हुए बिंदु 'ध 'पर 
मिलती हैं | 
ध- न :रेखा कच्चा रोड के पश्चिमि किनारे पर बिंदु 'ध' से आरंभ होते हुए पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 67 की बाहरी 
सीमा से होते हुए जाती है , तदपश्चात रेखा दक्षिण दिशा में care संख्यांक (73 की बाहरी सिमा से होते हुए 
पश्चिमी दिशा की तरफ प्लाट संख्यांक 473 की बाहरी सीमा से जाती है, और पुन्हा रेखा दक्षिणी दिशा से जाते 
हुए प्लाट संख्यांक (75 के बाहरी सिमा से होते हुए बिंदु 'न' पर मिलती है। 
ao: रेखा बिंदु 'न' से आरंभ होते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाते हुए प्लाट संख्यांक 470, 769 की बाहरी 
सीमा से होते हुए जाती है, तदपश्चात रेखा पश्चिमी दिशा में प्लाट संख्यांक (69, 468 की बाहरी सीमा और 
कच्चे रोड के उत्तरी दिशा से जाती है और बिंदु 'प' पर मिलती है। 
प-फ: रेखा बिंदु 'प' से आरंभ होते हुए कच्चे रास्ते से जाते हुए, दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 29 की 
बाहरी सीमा से जाते हुए, पश्चिमी दिशा में care संख्यांक i29 के बाहरी सीमा से जाती है। तदपश्चात रेखा 
प्लाट संख्यांक 729, 30,34 की बाहरी सीमा से होकर बिंदु 'फ' पर मिलती है। 
फ-बः रेखा बिंदु 'फ' से आरंभ होते हुए दक्षिण -पश्चिमी दिशा में जाते हुए ,दक्षिण दिशा से गुजरते हुए प्लाट 
संख्यांक 734,(32 की बाहरी सीमा से कच्चे रस्ते से पार होते हुए दक्षिण दिशा में प्लाट संख्यांक 27 के बाहरी सीमा 
जाती है बिंदु 'ब' पर मिलती है। 
ब-ढ : रेखा बिंदु 'ब' से आरंभ होते हुए पश्चिम दिशा में प्लाट संख्यांक 24, 420 की बाहरी सीमा से जाते हुए 
बिंदु 'ढ" पर मिलती है। 

[फा. सं. 43045/4/2023-एलएआईआर] 


भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF COAL 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th May, 2024 


S.O. 926(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S. 0. 494(E) , dated the 4"" November, 2023, issued under sub-section (l) of section 7 of the Coal Bearing Areas 
(Acquisition and Development) Act, 957 (20 of 957) (hereinafter referred to as the said Act), Extraordinary, 
published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6'" November, 2023, the Central 
Government gave notice of its intention to acquire 3l5.000 hectares (approximately) or 778.365 acres 
(approximately) land and all rights in or over such lands specified in the Schedule annexed to that notification ; 


And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the 
Central Government; 


And whereas the Central Government, after considering the aforesaid report and after consulting the 
Government of Maharashtra, is satisfied that the lands measuring 35.000 hectares (approximately) or 778.365 acres 
(approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be 
acquired; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (l) of section 9 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that all rights in or over the land measuring 35.000 hectares (approximately) 
or 778.365 acres (approximately) as described in the said Schedule are hereby acquired. 


The plan bearing number C-I(E)/III/FR/0324/0l, dated the 57 March, 2024 of the area covered by this 
notification may be inspected in the office of the Collector, District Nagpur, Maharashtra or in the office of the Coal 
Controller, Scope Minar, 5" floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi-!0092 or in the office of the Head of Department or 
General Manager (Mining), Land and Revenue Department, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, 
Nagpur — 440 00l, Maharashtra. 


SCHEDULE 
SINGHORI DEEP OPENCAST MINE 
NAGPUR AREA 
DISTRICT NAGPUR (MAHARASHTRA) 
[Plan bearing number C-I (E)/III/FR/0324/0, dated the 5" March, 2024] 


All Rights: 
Sr. Name of Patwari Tahsil District Description of land Total | Remark 
No. Village Circle a 
number Tenancy | Government Forest 
(in hectares) (in (in heetares) 
hectares) hectares) 
Li Saholi 2 Parshioni | Nagpur 40.88 2.678 34.74 88.298 | Part 
2. Dorli 2 Parshioni | Nagpur 96.30 3.474 = 99.774 Part 
3. Hingana 0 Parshioni | Nagpur 22.99 3.938 a 26.928 Part 
(Barabhai) 
Total : 260.7 20.09 34.74 35.000 


Total Area: 35.000 hectares (approximately) or 778.365 acres (approximately) 


() Plot numbers to be acquired in village Saholi: 


, 2,5, 6,9, 0, 5/, 5/2, l6/l, 6/2, 7, 8, 9, 20, 2I, 22, 23/l, 23/2, 24, 25, 26, 27/l, 28/I, 29/I, 30/, 3I/I, 32/], 
32/2, 33, 34/, 34/2, 34/3, 35/], 35/2, 35/3, 36, 37, 38, 39/I/A, 39/2, 40, 4, 42, 43, 45, 59/I/A, 59/]/8, 59/2, 60, 62, 
93/2, 94/, 94/2, 94/3, 95, 04, 05/l, 06, 07/l, L07/2, 08, 09/I, LI0/], LLI/I, I4/2, 22/], l3/l, 4, 5/], 
I6/l, I7, 8, 9, 20, I2I, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/l, 29/, 30, I3I/I, 32/, 33/, 34/I, 35/I, 
36/l, 37, 38, 39, 40, I4I/], 42, 43, l44, 45 and 46. 


[भाग W—are 30॥)] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


MAHAGENCO Land: 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 3/2, 39//B, 05/2, l09/2, 0/2, I2/2, 3/2, 5/2, 6/2, 28/2, 
29/2, 3/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2 and 4I/2. 


Government Land: 27/3, 30/3, 6, Road and Gaothan. 
Forest Land: 4/] and 4/2. 
(2) Plot numbers to be acquired in village Dorli: 


20, 2, 29, 30, I3I/I/A, 3I/I/B/, 3I/I/B/2, 3/2, 32, 33, 34, I35, 36/l, 36/2, 37, 38/I/A, 38/I/B, 
38/2, 39/I, 39/2, 40, 4], l42, 43, l44, 45, 46/l, l46/2, 47, 48/, 48/2, l49, 50, 5, 52, 53, 54, 55, 
56, 57/], 57/2, 58/l, 58/2, 59, l60/l, 60/2, l6I/l, l6I/2, 62, 63/l, l63/2, 64/l, 64/2, 64/3, 65, 66, 
67, 68, l69/, 69/2, 70, I7I/I, I74/2, 72, I73/l, 73/2, 74, 75 and 88. 


Government land: Road and Nallah. 
(3) Plot numbers to be acquired in village Hingna (Barabhai): 
39, 40, 4], 42/I, 95, 96/l, 96/2, 97, 98, 99, 200, 20/I/A, 20I/I/B, 20I/2, 202 and 203. 
Government land: 38, Road and Nallah. 
MAHAGENCO Land: 42/2. 
Boundary description: 
Part-I 


A-B: Line starts from point 'A' in Village Saholi at South bank of Kanhan River, passes in Southern direction and 
on outer boundary of Plot No.2 as well as the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine and 
meets at point 'B’. 


B-C: Line starts from point 'B' passes towards Western direction along the outer boundary of Plot No.2 and the outer 
boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, then passes towards South-West direction along outer 
boundary of Plot No.| as well as the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine and meets at 
Point 'C’. 


C-D: Line starts from point 'C' passes towards Western direction along the outer boundary of Plot No. | and the outer 
boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, then passes towards Southern direction along the outer 
boundary of Plot No. 5 as well as the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, again passes 
towards Eastern direction along the outer boundary of Plot No. 6 and the outer boundary of land already acquired for 
Singhori OC Mine, and meets at point 'D'. 


D-E: Line starts from point 'D' passes towards Southern Direction along the outer boundary of Plot No.6 as well as 
the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine and meets at point “E’. 


E-F: Line starts from point 'E' passes towards South-East direction along the outer boundary of Plot No.l4 and the 
land already acquired for Singhori OC Mine, passes towards Southern direction and meets at point 'F' at North 
boundary of Plot No. 45. 


F-G: Line starts from point 'F' passes towards South-East direction along outer boundary of Plot No. 45 and the outer 
boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, crosses Khaperkheda- Parshioni Road and travels 
towards South-East direction along the outer boundary of Plot No.59 and the land already acquired for Singhori OC 
Mine and then passes towards Southern Direction along the outer boundary of Plot No. 59 and the land already 
acquired for Singhori OC Mine and meets at point 'G’. 


G-H: Line starts from point 'G' and passes towards Eastern direction along the outer boundary Plot No.62 as well 
as the land already acquired for Singhori OC Mine crosses Pandan Road and meets at point 'H’. 


H-I: Line starts from point 'H' passes towards Eastern Direction along the outer boundary of Plot No. 94, 95,93/2 as 
well as the land already acquired for Singhori OC Mine and meets at point 'T’. 


I- J: Line starts from point 'T' passes towards Southern Direction along the outer boundary of Plot No.93/2 as well as 
the land already acquired for Singhori OC Mine, then passes towards South-East direction along the outer boundary of 
Plot No.ll and the land already acquired for Singhori OC Mine, then travels towards North- East direction along the 
outer boundary of Plot No. I,0,!09,08 as well as the land already acquired for Singhori OC Mine, then again 
passes towards South-East direction along outer boundary of Plot No.!08 and meets at point 'J’. 


J-K: Line starts from point 'J' passes towards North-East direction first along the outer boundary of Plot No.l06,!07 
and the land already acquired for Singhori OC Mine, then pass towards South-East direction along outer boundary of 
Plot No. !07 as well as outer boundary of land already acquired for Singhori OC Mine, then passes towards North- 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


East direction along outer boundary of Plot No. l05 as well as outer boundary of land already acquired for Singhori 
OC Mine and meets at point 'K' on Western bank of Dorli Nala. 


K-L: Line starts from point 'K' passes towards South-West direction along the North bank of Kanhan River as well as 
outer boundary of Plot No.l05,!04,08,I09,I0,I2,3,II5,6, crosses Pandan Road then line passes along the 
outer boundary of Plot No. 4] as well as North bank of Kanhan River, crosses Kachha Road, then passes towards 
North-West direction along the outer boundary of Plot No. 36,35,34,33, 32, 3, [29,28 and meets at point ‘L’ at 
Eastern side of Khaperkheda- Parshioni Road as well as North bank of Kanhan River. 


L-M: Line starts from point ‘L’, passes towards North-West direction along the outer boundary of Plot No. 28, 27, 
26,25, 43,23,45,22,2,20,9, 8, I7, 6, I5 as well as along the Eastern bank of Kanhan River and meets at 
point ‘M’. 
M-A: Line starts from point ‘M' passes towards North direction along the outer boundary of Plot No.l4,5,,2 as well 
as the Eastern bank of Kanhan river, again passes towards Eastern direction along Plot No. |,2 as well as Southern 
bank of Kanhan River and meets at point 'A’. 

Part-II 
N-O: Line starts from point 'N' at Village Dorli passes towards North direction along the outer boundary of Plot No. 
20 as well as the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, crosses Dorli Village Road then 
line passes towards North direction along the outer boundary of Plot No. 36,I32,I33, ]35 as well as the outer 
boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine and meets at point 'O' at the Eastern bank of Dorli Nala. 
O-P: Line starts from point 'O' at Eastern bank of Dorli Nala, passes towards North-East direction from center of 
Dorli Nala, crosses common village boundary of Village Dorli and Village Hingana (Barabhai) then line enters in 
Village Hingana (Barabhai), again line passes towards North- West direction along Western Bank of Dorli Nala as 
well as the outer boundary of the land already acquired for Singhori OC Mine, and meets at point 'P' on the West bank 
of Dorli Nala. 


P-Q: Line starts from point 'P’ at West bank of Dorli Nala passes towards North- East Direction along the Eastern 
bank of Dorli Nala, crosses Dorli Nala, then passes towards South-East direction along the outer boundary of Plot No. 
42 and meets at point ‘Q' at Western side of Kachha Road. 


Q-R: Line starts from point 'Q' at Western side of kachha Road passes towards South direction along the outer 
boundary of Plot No.l42,4], crosses Kachha Road then line passes towards East direction along the outer boundary 
of Plot No. 95 and meets at point 'R’. 


R-S: Line starts from point 'R' passes towards South direction along the Western side of Kachha Road and along the 
outer boundary of Plot No. 95,96 crosses common village boundary of Village Hingana (Barabhai) and Village 
Dorli then enters in Village Dorli again passes towards South direction along the outer boundary of Plot No. 
58,!60,!6l and meets at point 'S'. 


S-T: Line starts from point 'S' at Western side of Kachha Road passes towards Western direction along the outer 
boundary of Plot No.i6, then passes in South direction along the outer boundary of Plot No.73, again line passes 
towards Western direction along outer boundary of Plot No. !73 and moves towards Southern direction along the 
outer boundary of Plot No.!75 and meets at point ‘T’. 


T-U: Line starts from point ‘T’ passes towards South-West direction along the outer boundary of Plot 7२०.।70, 69 
again travel towards Western direction along the outer boundary Plot No.l69.l68 as well as North side of Kachha 
Road and meets at point ‘U’. 


U-V: Line starts from point 'U' crosses Kachha Road, passes towards South-West direction along the outer boundary 
of Plot No. l29, then passes towards West direction along the outer boundary of Plot No.l29, again passes towards 
South-West direction along the outer boundary Plot No.l29, then passes towards Western direction along outer 
boundary of Plot No. 29,30,!3 and meets at point 'V’. 


V-W: Line starts from point 'V' passes first towards South-West direction then line passes towards South direction, 
along the outer boundary of Plot ]४०.।३|, l32, crosses Kachha Road, then line passes towards South direction along 
the outer boundary of Plot No.!2l and meets at point ‘W’. 


W-N: Line starts from point 'W' passes towards Western direction along the outer boundary of Plot No. !2,!20 and 
meets at point 'N'. 


[F. No. 4305/4/2023-LAIR] 
BHABANI PRASAD PATTI, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. 


